निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 442 ) 


11 आषाढ़ 1932 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 2 जुलाई 2010 


भवन निर्माण विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


29 जून 2010 


1. सं0 भवन/ स्था. 1 - पद . - 42 / 06 - 4903( भ ) — श्री राकेश कुमार, सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता, भवन 
प्रमंडल , भागलपुर को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता, केन्द्रीय भवन 
प्रमंडल , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


2. सं0 भवन/ स्था . 1- पद. - 42 / 06 - 4904 ( भ ) — श्री रवीन्द्र प्रसाद, सम्प्रति- तकनीकी सलाहकार, भवन 
अंचल , दरभंगा को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता , भवन प्रमंडल , गया 


के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


3. सं0 भवन / स्था.1- पद.- 42 / 06 - 4905 (भ ) — श्री मनोज कुमार सिंह, सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता, 
गुण नियंत्रण प्रमंडल , पटना को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता, भवन 


प्रमंडल, कटिहार के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


4. सं० भवन / स्था . 1 - पद. - 42 / 06 - 4906 ( भ ) - श्री बरूण कान्त मिश्र , सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता , 


अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या - 1, पटना को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए तकनीकी सलाहकार , 


अग्रिम योजना अंचल , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 जुलाई 2010 
5. सं0 भवन/ स्था . 1- पद.- 42/ 06 -4907 ( भ) — श्री रामजी राय , सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता , भवन 
प्रमंडल , सुपौल को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता , भवन प्रमंडल , नवादा 


के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


6 . सं० भवन / स्था . 1 - पद. - 42 / 06 - 4908 ( भ ) - श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह , सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता , 


भवन प्रमंडल , कटिहार को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता , भवन 


प्रमंडल, जहानाबाद के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


7. सं0 भवन/ स्था .1 - पद. -42/ 06 - 4909( भ ) — श्री सुभाष चन्द्र सिंह , सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता , 
वैशाली भवन प्रमंडल , हाजीपुर को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता, भवन 
प्रमंडल , मोतिहारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

8. सं0 भवन/ स्था . 1- पद.- 42/ 06 -4910( भ ) — श्री प्रेम नन्दन ठाकुर , सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता , 
भवन प्रमंडल , मुजफ्फरपुर को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता, गर्दनीबाग 


कि 


भवन प्रमंडल , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


9. सं0 भवन/ स्था .1 - पद.- 42/ 06 -4911 ( भ ) — श्री विद्यासागर ठाकुर , सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता , 
भवन प्रमंडल , मोतिहारी को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता , कर प्रमंडल , 
पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


10. सं0 भवन/ स्था. 1- पद. - 42 / 06 - 4912( भ ) — श्री भिखारी राम , सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता, भवन 


प्रमंडल , गया को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता , अग्रिम योजना प्रमंडल 


संख्या-1 , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


11 . सं0 भवन/ स्था .1 - पद.- 42/ 06 - 4913 ( भ ) — श्री रणविजय सिंह , सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता , 


भवन प्रमंडल , जहानाबाद को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता , गुण 


नियंत्रण प्रमंडल , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


12. सं0 भवन / स्था .1 - पद.- 42 / 06 - 4914( भ ) — श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा , सम्प्रति - कार्यपालक 
अभियन्ता, नालन्दा भवन प्रमंडल , बिहारशरीफ को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक 
अभियन्ता , भवन प्रमंडल , मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

13. सं0 भवन/ स्था .1 - पद.- 42/ 06 -4915 ( भ ) — श्री उदयानन्द सिन्हा, सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता , 


गर्दनीबाग भवन प्रमंडल , पटना को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियन्ता, भवन 


प्रमंडल , सुपौल 


के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 2 जुलाई 2010 


14. 


सं0 


भवन/ स्था .1 - पद.- 42/ 06 -4916 ( भ ) — श्री 


अवधेश कुमार मंडल , सम्प्रति - कार्यपालक 


अभियन्ता , केन्द्रीय भवन प्रमंडल , पटना को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक 


अभियन्ता, भवन प्रमंडल , भागलपुर 


के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


___ 15. सं0 भवन/ स्था .1- पद .- 42 / 06 - 4917( भ) — श्री सन्त कुमार , सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता, 
निदेशक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के तकनीकी सलाहकार, पटना को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते 
हुए कार्यपालक अभियन्ता , नालन्दा भवन प्रमंडल , बिहारशरीफ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 


पटना 


किया जाता है । 


16. सं0 भवन/ स्था .1 - पद .-42/ 06 -4918 ( भ) - श्री विनोद कुमार , जिनकी सेवाएँ पथ निर्माण विभाग 
के अधिसूचना संख्या 8409 , दिनांक 04 जून 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त हुई है , को अगले 
आदेश तक कार्यपालक अभियन्ता , वैशाली भवन प्रमंडल , हाजीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ 17 . सं0 भवन/ स्था . 1- पद .- 42/ 06 - 4919( भ ) — श्री रमेन्द्र कुमार सिन्हा, जिनकी सेवाएँ पथ निर्माण 
विभाग के अधिसूचना संख्या 8408 , दिनांक 04 जून 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त हुई है , की 


सेवा पथ निर्माण विभाग को वापस की जाती है । 


18 . सं0 भवन/ स्था .1- पद. - 42/ 06 - 4920( भ ) — श्री अरूण कुमार सिंह , सम्प्रति - कार्यपालक अभियन्ता , 
भवन प्रमंडल , गोपालगंज की सेवाएँ पैतृक विभाग, पथ निर्माण विभाग को वापस की जाती है । 

19. सं0 भवन/ स्था. 1- पद .- 42/ 06 - 4921 (भ ) — श्री नईम अख्तर रहमानी , सम्प्रति -विशेष पदाधिकारी, 
जिला पुनर्गठन कोषांग , पटना की सेवाएँ पैतृक विभाग , पथ निर्माण विभाग को वापस की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


हृदय नारायण झा , 


सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 442 - 571 + 500 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


